पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11 . 


LI 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


। 


P 


सत्यमेव जया 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 461 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 22 सितम्बर 2010 - भाद्र 31 , शक 1932 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010 


क्र . बी -11 - 4 - 2010 - चौदह - 2. - भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011 - 15 - 99 - क्रेडिट - 2 , 
दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये 
क्रमांक बी - 11- 4- 2010 - चौदह - 2, दिनांक 8 जून 2010 द्वारा जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुये संलग्न सूची के अनुसार श्योपुर जिले की 
तहसील स्तर की सूची को उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एच. बी. एस . भदौरिया , उपसचिव . . . 
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये फसलवार श्योपुर जिले की 

तहसीलों की संशोधित सूची 

फसल तिल 


क्र . 
( 1 ) 

1 


जिला 
( 2 ) 
श्योपुर । 


तहसील 

( 3 ) 
1. श्योपुर 
2. बड़ौदा 
3. कराहल 
4. विजयपुर 
5 . वीरपुर 


921 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


